रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 96 


REGD. NO . D . L .-33004/ 96 


सयाजत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 3 . -- उप- खंड ( 1 ) 
PART I Section 3 - sub -section ( II) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 266 ] 
No. 366 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 26 , 1996 / आषाढ5, 1918 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26 , 1996 /ASADHA 5, 1918 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर - बोर्ड 
नई दिल्ली, दिनांक 26 जून , 1996 

अधिसूचना 


आय- कर 


का . आ . 459( अ ) : - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आप- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( दूसरा संशोधन ) नियम, 1996 है । 


( 2 ) ये नियम 1 - 4 -1997 से प्रवृत्त होंगे । 


2. आय- करनियम , 1962 के परिशिष्ट - 1 में , " III. मशीनरी और संयंत्र " शीर्षक के नीचे, मद ( 2 ) के पश्यात, निम्नलिखित मदअन्त: स्थापित 
की जाएंगी, अर्थात् : 

" ( 22 ) रिफिल के रूप में प्रयुक्त कांय या प्लास्टिक के बने आधान 50 " 


[ सं . 10135/ फा . सं. 130/ 50/96 - टी. पी. एल. ] 


अनिरूद्ध कुमार, अपर सचिव 


पी : - ( इन 


तहत दिनांक 21 मई, 1996 को किया गया था ) 


1570GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 


NOTIFICATION 


INCOME- TAX 


New Delhi, the 26th June, 1996 


S . O . 459 (E ): - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 295 of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961), the Central Board ofDirect Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962 , 
namely : 


1. 


(1) These rules may be called the Income- tax (Second ) Amendment Rules, 1996 . 
(2 ) These rules will come into force with effect from 1 -4 -1997, 


2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix I, under the heading " III .machinery and plant", after item (2 ), the following 
item sball be inserted , namely :--- 
" (2A ) containers made of glass or plastic used as re -fills 50" 

[No, 10135/F .No. 130 /50 /96 - TPL .] 


ANIRUDDHA KUMAR , Under Secy . 


NOTE : - ( This rule was last atended on 21st May, 1996 vide notification S.O . No. 357 (E )]. 


Printod by the Manager, Govt. of Lodia Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllar of Publication , Dolhi- 110054 - 1996 


